रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 233] 
No. 233 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 20 , 2018 / ज्येष्ठ 30 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20 , 2018 /JYAISTHA 30 , 1940 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 

संशोधन अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 जून , 2018 
सं. भा . आ .प. / 34 ( 41) / 2018 - मेडि. / 116815. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 
102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर 
पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी 
पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना 
विनियमावली, 2000 ” में पुनः संशोधन करने हेतु , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से 
एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः 
1 (i) इन विनियमों को " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या 
प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना ( संशोधन) विनियमावली, 

2018 ” कहा जाए । 
(ii ) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 

सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना ( संशोधन ) विनियमावली 2000 " में निम्नलिखित 

अभिवर्धन / आशोधन / विलोप / प्रतिस्थापन, इस में दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे: 
3. भाग - II में " अर्हता का मापदंड ” शीर्षक के अंतर्गत खंड - 3 उप - खंड 6 "किसी मेडिकल कॉलेज / संस्थानों 

में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम ( अध्ययन या प्रशिक्षण सहित ) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के 
लिए केन्द्र सरकार की अनुमति की योजना” शीर्षक ( क ) के अंतर्गत क्रमांक (i ) में 200 वार्षिक प्रवेश क्षमता 
के लिए और ( ख ) के अंतर्गत क्रमांक (i) में 250 वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए "10 वर्षों से कम " शब्द के 

पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा: 
3449 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 4 ] 


" 10 वर्षों की अवधि , केन्द्र सरकार के पास आवेदन जमा करने की तिथि से, जिस वर्ष अनुमति पत्र 
प्रदान किया गया , मानी जाएगी ।" 


डॉ . राजेन्द्र एन. वाबले , संयुक्त सचिव 

[ विज्ञापन - III / 4/ असा./ 109/ 18 ] 


पाद टिप्पणीः प्रधान नियमावली नामतः " अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम ( अध्ययन या 

प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) खोलना और अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम 
( अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित ) में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना 
विनियमावली, 2000 " भारत के गजट के भाग - III , धारा ( 4 ) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की 
दिनांक 14 अगस्त , 2000 की अधिसूचना सं. 34(41) / 2000 - मेडि . के अंतर्गत दिनांक 07 अक्तूबर 
को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 / 03 / 2005 , 
24 / 09 / 2009 , 04 / 12 / 2009, 29 / 12 / 2009 , 11 / 01 / 2010, 07 / 04 / 2010 , 
03 / 11 / 2010 , 14 / 01 / 2016, 02 / 05 / 2016, 24 / 10 / 2016, 06 / 07 / 2017 और 
07 / 06 / 2018 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था । 


MEDICAL COUNCIL OF INDIA 
AMENDMENT NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th June, 2018 
No. MCI- 34 (41)/ 2018 -Med ./ 116815 . — In exercise of the powers conferred by Section 33 of 
the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) , the Medical Council of India with the previous 
sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the 
“ The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Post- graduate Course of 
Study or Training) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training 
( including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000 ” , namely: - 


1 . (i) These Regulations may be called the “ The Opening of a New or Higher Course of Study or 
Training (including Post- graduate Course of Study or Training ) and Increase of Admission Capacity 
in any Course of Study or Training ( including a Postgraduate Course of Study or Training) 
(Amendment ) Regulations, 2018 ” . 


( ii ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the “ The Opening of a New or Higher Course of Study or Training ( including Post- graduate 
Course of Study or Training ) and Increase of Admission Capacity in any Course of Study or Training 
( including a Postgraduate Course of Study or Training) Regulations, 2000 ” , the following additions / 
modifications / substitutions shall be indicated therein : 
3 . In Clause 3 sub - clause 6 under the heading “ Qualifying Criteria” in Part II under the heading 
" Scheme for permission of the Central Govt. to increase the admission capacity in any course of 
study or training (including postgraduate course of study or training) in the existing medical 
college /institutions " , under the heading ( A ) For annual intake capacity of 200 serial No. ( i) & ( B ) For 
annual intake capacity of 250 serial No. (i), the following shall be added after the word “ less than 10 
years ": 


“ The period of ten years shall be reckoned from the date of submission of application to the Central 
Government of the year in which Letter of Permission has been granted .” 

Dr. RAJENDRA N . WABALE , Jt. Secy . 

[ Advt.-III/ 4/ Exty ./ 109 /18] 


[ 911 II - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Footnote : The Principal Regulations namely , “ The Opening of a New or Higher Course of Study 

or Training ( including Postgraduate Course of Study or Training) and increase of 
Admission Capacity in any Course of Study or Training (including a Postgraduate 
course of Study or Training) Regulations, 2000 " were published in Part III , Section 4 of 
the Gazette of India on 7th October vide Medical Council of India Notification No . 
34 (41)/ 2000 -Med , dated the 14th August, 2000 and amended vide Medical Council of 
India Notification dated 22 /03 /2005 ; 24 /09 / 2009 ; 04 / 12 / 2009 ; 29 / 12 / 2009; 11/01/ 2010 ; 
07 /04 /2010 ; 03 /11 /2010 ; 14 /01/ 2016 ; 02/05/ 2016 ; 24 / 10 / 2016 ; 06 /07 / 2017 and 
07 /06 /2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 

Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2018.06. 22 

17 :52: 09 + 05 30 


